सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ , 1937 ( श०) 


संख्या 18 0 राँची , गुरुवार , 


18 फरवरी , 2 0 16 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 

निदेशालय , कर्मचारी राज्य बीमा योजना 


संकल्प 
17 फरवरी, 2016 


विषयः. State ESIRevolving Fund में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ( भारत सरकार के उपक्रम ) से 

प्रशासनिक व्यय ( Administrative cost ) हेतु प्राप्त राशि के व्यय की शक्ति प्रत्यायोजन करने एवं 
प्रत्येक चिकित्सालय | अस्पताल हेतु बचत बैंक खाता खोलने की स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या. 299... राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक -28 जनवरी, 2016 को सम्पन्न बैठक के मद सं0 -13 में 
विभागीय संलेख ज्ञापांक- एसीस - 03 / नि0 -5 01/ 2 0 12 -75, दिनांक 27 जनवरी, 2016 पर प्राप्त स्वीकृति के आलोक 
में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ( भारत सरकार के उपक्रम ) से प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्त राशि को 
निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा अस्पताल/ चिकित्सालयों के अधीक्षक / प्रभारी के द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति 
के अन्तर्गत व्यय करने एवं व्यय का संचालन हेतु प्रत्येक चिकित्सालय/ अस्पताल को बचत बैंक खाता खोलने की 
स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 18 फरवरी, 2 0 16 
2 . State ESI Revolving Fund में संधारित प्रशासनिक व्यय राशि का व्यय झारखण्ड सरकार के वित्तीय 
नियमावली के अनुरूप निर्धारित इकाईयों के माध्यम से व्यय किया जायेगा | 


_ 3 . प्रशासनिक व्यय राशि के व्यय हेतु योजनान्तर्गत संचालित अस्पताल/ चिकित्सालयों के 
अधीक्षक/ प्रभारी अर्थात प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बचत 
बैंक खाता खोला जायेगा, उक्त खाता में राज्य से प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की राशि का संचयन ( जमा) नहीं 
किया जायेगा । 


4 . निगम द्वारा प्राप्त प्रशासनिक व्यय राशि से सरकारी कर्मियों के वेतनादि , यात्रा भत्ता एवं एल0 टी0 सी0 
का भुगतान छोड़कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी इकाईयों में उक्त राशि का व्यय किया जायेगा | 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूरे योजना के आवश्यकतानुसार एक मुश्त राशि के व्यय की स्वीकृति विभाग द्वारा की 
जायेगी । तत्पश्चात निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड द्वारा स्वीकृत राशि से सभी निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी को इकाईवार आवंटन निर्गत करेंगे । साथ ही निर्गत आवंटन के अनुरूप उनके खाता में 
चेक / ECS/ Advice के माध्यम से राशि उन्हें प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के अधीन व्यय हेतु हस्तानान्तरित किया 


जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ह०/ - ( अस्पष्ट), 

सरकार के प्रधान सचिव 
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 

विभाग झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 180 - 50 | 


